रजिस्ट्री सं० डीएल०- 33004/ 97 


REGD. NO . D. L.- 33004/97 


. 


-72 


Our 


" 


. 


. 


समयमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3 .-- Sub-section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


" 


. 


- 


- 


- 


- 


सं0 332 ] 
No. 332 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार, जून 5, 1997 / ज्येष्ठ 15 , 1919 
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1997/ JYAISTHA 15, 1919 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


( ख ) क्रम सं. 9 और 10 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 29 मई, 1997 


( 2 ) 


का . आ . 426 ( अ ). --- होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 
1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के 
उपबंधों के अनुसरण में ऐसे व्यक्तियों में से जिनके नाम राज्य होम्योपैथी 
रजिस्टर में होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायियों के रूप में दर्ज हैं ,स्तंभ 
( 2 ) में उल्लिखित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से डा . एच. एच. इस्लाम, डा . 
सुरेन्द्र मोहन शर्मा, डा . एम. आर. श्रीवत्सन , डा . सुभाष डे, डा. जे. गुरुवर 
प्रसाद और डा . के . राजेन्द्रन को होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् का सदस्य 
निर्वाचित किया गया है । 


सदस्य का नाम और पता राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम 

( 1 ) 
9. डा. सुरेन्द्र मोहन शर्मा, हिमाचल प्रदेश 

मोहला - वनपत, चंगन बाजार, 

चम्बा ( हि . प्रा. ) 
10. डा . एम . आर. श्रीवत्सन कर्नाटक " 
( ग ) क्रम सं. 14 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
रखा जाएगा, अर्थात : 


सदस्य का नाम और पता 


राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम 

( 2 ) 


( 1 ) 


मेघालय " 


अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अनुसरण में , भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रालय की 
अधिसूचना सं. का . आ . 482 ( अ ) तारीख 6 अगस्त, 1974 में निम्नलिखित 
और संशोधन करती है : 


" 14. डा. सुभाष डे, 

लोवर माप्रेम, शिलांग - 2 


रखा जाएगा, अर्थात् : 


सदस्य का नाम और पता 


राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 


( घ ) क्रम सं . 18 और 19 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर 
निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
सदस्य का नाम और पता राज्य/ संघ राज्य का नाम 
( 1 ) 

( 2 ) 
" 18 . डा . जे. गुरुवर प्रसाद 

तमिलनाडु 
8, कील वानुवर स्ट्रीट , 
नीलोप्पुप्पम, जिला दक्षिण अर्काट , 
तमिलनाडु 


असम " 


" 1. सा . एच. एच. इस्लाम 

काजीउद्दीन रोड , 
सान्तीपुर, गुवाहाटी - 9 


1397 GI / 96 


e 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II— SEC. 3( ii)] 


li 


( 1 ) 


( 2 ) 


(b ) for serial Nos. 9 and 10 and the entries relating thereto 
the following shall be substituted, namely :- - 


19 . E . 3 . TEST 

afhearg " 
व्हाइट मेमोरियल होम्यो मेडिकल 
कालेज परिसर 
जिला कन्याकुमारी । 

( F . 21 - 270021/47 /94 - URI ] 

प्रदीप भार्गव , संयुक्त सचिव 


( 2 ) 


Name and address of 

Name of State/Union 
the member 

Territory 
( 1) 
9 . Dr. Surendra Mohan 

H .P . 
Sharma, Moballa - Charpat, 

Changan Bazar, Chamba (H . P.) 
10 . Dr. M .R . Şrivatsan 

Karnataka" 


( c) for serial No. 14 and the entries relating thereto , the 
following shall be substituted, namely : 
Name and address of 

Name of State /Union 
the member 

Territory 
(1) 
" 14. Dr. Subhash Dey, 

Meghalaya " 
Lower Mawprem , 
Shillong- 2 


( 2 ) 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th May, 1997 
S . O . 426 (E ). - Whereas in pursuance of the provisions 
of clause (a ) of Sub - section ( 1 ) of section 3 of the 
Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973 ), Dr. 
H .H . Islam , Dr. Surendra Mohan Sharma, Dr. M .R . Srivatsan , 
Dr. Subhash Dey , Dr. J. Guruvara Prasath and Dr. K . 
Rajendran have been elected from amongst persons enrolled 
as practitioners of Homoeopathy on the State Register of 
Homoeopathy to be members of the Central Council of 
Homoeopathy from the States/ Union Torritories mentioned 
in column (2 ). 

Now , therefore, in pursuance of Sub - Section (1 ) ofSec 
tion 3 of the said Act, Central Government heroby makes 
the following further amendments in the notification of the 
Government of India in the then Ministry of Health , No. S .O . 
482 (E ), dated the 6th August, 1974 . 

Table 
In the said notification , under the heading " Elected 
under clause (a ) of Sub- section ( 1) of section 3" , 
(a ) for serial No. 1 and the entries relating thereto , the follow 
ing shall be substituted , namely :- - 
Name and address of 

Name of State /Union 
the member 

Territory 
( 1 ) 

(2 ) 
" 1. Dr. H . H . Islam , 

Assam " 
Kajiuddin Road , 
Santipur , Guwahati - 9 


( 1 ) 


(d ) for serial Nos. 18 and 19 and the entries relating thereto, 
the following shall be substituted, namely : 
Name and address of 

Name of State/Union 
the member 

Territory 

(2 ) 
“ 18 . Dr. J. Guruvara Prasath , Tamilnadu 

8 , Keel Vanuvar Street, 
Nellopuppam , Ş . A . Distt ., 

Tamilnadu . 
19 . Dr. K . Rajendran , 

Tamilnadu " 
White Memorial Homoeo 
Medical College Campus, 
Kanyakumari Distt . 


No. V -27021/ 47 /94 -Homoeo /ES ) 
PARADIP BHARGAVA , Jt . Secy. 


Note : The Principal Notification was published vide 
No . V .- 27021/ 1 / 94 -Homoeo dated 6 - 8 - 94 . 


Printed by theManager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 -— - 1997 


